निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 वैशाख 1939 ( श० ) 
( सं० पटना 383 ) पटना , मंगलवार , 9 मई 2017 


MC 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

9 मई 2017 
सं0 बी1 - 3 - 09 / 2017 - 13 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43 ) की धारा - 74 के उपबंधों के 
अनुसरण में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र , सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं कोशी शिक्षक 
निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना, जिसमें निर्वाचित सदस्यों के नाम हैं , 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर, 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 मई 2017 

निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

9 मई 2017 
सं0 बी1 - 3 - 09 / 2017 - 12 - यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा - 16 के अधीन 
निर्गत अधिसूचना के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् के गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण 
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित 04 ( चार) सदस्यों की पदावधि दिनांक 08 मई 2017 
को समाप्त होने पर उनके स्थानों को भरने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन हो चुका है । 

इसलिए , अब उक्त अधिनियम की धारा - 74 के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् के उपर्युक्त स्नातक निर्वाचन 
क्षेत्रों एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों के नामों को सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया 
जाता है : 

सम्बद्ध दल 

सेवानिवृत्ति की 
निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम । निर्वाचित सदस्य का नाम 

( यदि कोई हो ) 

तिथि 
02 - गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अवधेश नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी 

08 - 05 - 2023 
02 - गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संजीव श्याम सिंह 

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी - 08 - 05 - 2023 
| 03 - सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र । वीरेन्द्र नारायण यादव जनता दल ( यूनाइटेड ) 08 - 05 - 2023 
06 - कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र संजीव कुमार सिंह 

जनता दल ( यूनाइटेड ) 08 - 05 - 2023 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से और नाम पर , 

सोहन कुमार ठाकुर , 

अपर सचिव । 
Election Department 


Notification 

The 9th May 2017 
No. B1 - 3 - 09/ 2017 - 12 - Whereas election has been held in pursuance of notification 
issued under section 16 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) for the 
purpose of filling the 4 ( Four ) seats from Gaya Graduates Constituency , Gaya Teachers 
Constituency , Saran Graduates Constituency and Koshi Teachers ’ Constituency of Bihar 
Legislative Council of their term of office expiring on 8th May , 2017 . 

Now , therefore , in pursuance of section 74 of the said Act, the names of members, 
elected from above Graduates and Teachers Constituencies for Bihar Legislative Council 
are hereby notified for general information : 


Number & Name of Name of Elected Party Affiliation Date of 
Constituency Member 

( if any ) 

Retirement 
| 02 - Gaya Graduates Awadhesh Narain Singh Bharatiya Janata Party 08-05 - 2023 
Constituency 
| 02 - Gaya Teachers | Sanjeeva Shyam Singh Rashtriya Lok Samta _ 08-05- 2023 
Constituency 

Party 
03 - Saran Graduates | Virendra Narayan Yadav Janata Dal ( United ) 08 - 05 - 2023 
Constituency 
| 06 - Koshi Teachers Sanjeev Kumar Singh Janata Dal (United ) 08 - 05 - 2023 
Constituency 

By order and in the name of the Governor of Bihar, 

Sohan Kumar Thakur , 
Additional Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 383 - 571 + 300 -डी0टी0जी0I 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


